m 


. 


. 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


26 अग्रहायण , 1940 ( श० ) 
17 दिसम्बर, 2018 ( ई० ) 


संख्या- 1123 राँची , सोमवार , 


नगर विकास एवं आवास विभाग 


अधिसूचना 
7 दिसम्बर , 2018 


अधिसूचना संख्या -8/नियमावली -04/ 2018/न वि॰आ०-5794 - दिनांक 31 दिसम्बर , 2018 को 
मा० मुख्यमंत्री, झारखण्ड की अध्यक्षता में जमशेदपुर औधोगिक नगर एवं अन्य नगर निकायों के 
गठन से सम्बंधित बैठक में यह निर्णय लिया गया कि शहरों में अवस्थित निकायों के अनुपयोगी 
सरकारी भूमि के उपयोग एवं उसके निष्पादन हेतु नियमावली गठित की जाए , ताकि उक्त भूमि के 
निष्पादन से प्राप्त राशि को विकास कार्यों में व्यय किया जा सके । 
2. तदालोक में शहरी सरकारी अनुपयोगी भूमि निष्पादन नियमावली के प्रारूप गठन हेतु निम्नवत 
समिति का गठन किया जाता है : 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) सोमवार , 17 दिसम्बर 2018 


| 1 निदेशक, नगरीय प्रशासन निदेशालय 


अध्यक्ष 


सदस्य 


2 संयुक्त सचिव, राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग 
3 संयुक्त सचिव , योजना - सह -वित्त विभाग 


सदस्य 


| 4 संयुक्त /उप सचिव, उद्योग विभाग 


सदस्य 


5 | उप सचिव , नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड 


सदस्य सचिव 


6 श्री बी० पी० एल० दास , अपर सचिव , न० वि० एवं आ० वि० । विशेष आमंत्रित सदस्य 


3. उक्त समिति आवश्यकतानुसार भूमि राजस्व सम्बन्धी अन्य विशेषज्ञ की सेवाएँ प्राप्त कर 
सकेगी। 
4 . उक्त समिति एक माह के अन्दर नियमवाली का प्रारूप नगर विकास एवं आवास विभाग , 
झारखण्ड को समर्पित करेगी उक्त । 
5 . प्रस्ताव पर मा० विभागीय मंत्री को अनुमोदन प्राप्त है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


बी० पी० एल० दास , 
सरकार के अपर सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 1123 -- 300 


